इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्य 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


- ( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 84 ] 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 1 मार्च 2017 - फाल्गुन 10, शक 1938 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2017 


1251 


- 


100 % 


कमांक एफ - 1 - बी / 5 / 2010 / 14 - 1: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि ( अलिपिकीय वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1972 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त नियमों में , अनुसूची - दो में , - 
(1 ) अनुक्रमांक 2 तथा उनसे संबधित, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : 
| (1) (2) 7 (3) / (4) (5) 1 (6 ) 
| " 2. कृषि 

| - पदोन्नति निम्नानुसार होगी 
विकास 

(1) 84 प्रतिशत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद से कृषि 
अधिकारी 

विकास अधिकारी ( क ) 30 प्रतिशत कृषि स्नातक 
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से , ( ख ) 54 प्रतिशत 

गैर स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से ) 
( 2) 16 प्रतिशत भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी से । 
कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की वरिष्ठता 
सूची में निम्नलिखित दो समूह होंगे : 
| समूह ( क ) ऐसे कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 

जिन्होंने सेवा में आने के पूर्व कृषि स्नातक की उपाधि 
प्राप्त की है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि 
स्नातक समूह में उनकी वरिष्ठता विभाग में उनकी 
नियुक्ति दिनांक से नियत की जावेगी । 


167 


168 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2017 


(1) | 


(2) 


। (3) । (4) | (5) | (6) 


| समूह ( ख) ऐसे कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 

जिन्होंने नियमानुसार उनके सेवाकाल के दौरान कृषि 
स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो , उनकी वरिष्ठता 
उनके कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 
समूह में कृषि स्नातक उपाधि प्राप्त करने की दिनांक 
से अथवा गैर कृषि स्नातक समूह में उनकी नियुक्ति 
दिनांक से नियत की जायेगी । 

. ऐसे कृषि स्नातक उपाधि धारक ग्रामीण कृषि 
विस्तार अधिकारी जिन्होंने नियमानुसार उनके 
सेवाकाल के दौरान कृषि स्नातक उपाधि प्राप्त की हो , 
उनसे नियत समयावधि में समूह " क " या " ख " में 
रहने का विकल्प प्राप्त किया जायेगा : 

. परन्तु एक बार विकल्प देने के पश्चात उसमें 
कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा । विहित समय सीमा 
में विकल्प प्राप्त नहीं होने की दशा में उनकी वरिष्ठता 
गैर कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समूह 
में बनी रहेगी । 


(2) 


शीर्षक (3) - सांख्यिकी में , अनुक्रमांक 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर निम्नलिखित 
अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित किया जाये अर्थात : . 


(1) 


(2) 
सहायक 
सांख्यिकी 
अधिकारी 


(3) (4) 
- 138 | 100 % 


(5) (6) 
- - 


फीडिंग कैडर में शासकीय सेवक उपलब्ध नहीं होने 
तथा डाईंग कैडर घोषित होने से 100 प्रतिशत कोटा 
सीधी भर्ती से नियत किया गया है । " 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजय गुप्ता , उपसचिव. 
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2017 
क्र. एफ - 1- बी -5 - 2010 - चौदह - 1. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक बी -5 - 2010 - चौदह -1, दिनांक 1 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजय गुप्ता , उपसचिव. 
Bhopal, the 1st March 2017 


NO . F -1B / 5 / 2010 / 14 - 1 : In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 
309 of the constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the 
following further amendments in the Madhya Pradesh sub - ordinate Agriculture (Non 
ministerial) Services Recruitment Rules , 1972 , namely : 


HEZUG 176451, fahit 1 2017 


168 (1 ) 


AMENDMENTS 


In the said Rules , in Schedule - II ,- : 
( 1 ) for serial No . 2 and entries relating thereto , the following serial number and 

entries relating thereto shall be substituted , namely : 
( 1) I (2 ) ( 3) ( 4) (5 ) (6 ) 

( 7 ) 
" 2 . Agriculture 1251 - 100 % - Promotion shall be made 
Developmen 

( 1) 84 % from Rural Agriculture Extension Officer 
t Officer 

post to Agriculture Development Officer . : 
(a ) 30 % Agriculture Graduate R . A . E . O . ; 

( b ) 54 % Non Agriculture Graduate R . A . E . O . 
( 2 ) 16 % from Soil Conservation survey Officer 
There shall be following two groups in Seniority 
list of Agriculture Graduate Rural Agriculture 
Extension Officers - : 
Group - ( A ) ,- Agriculture Graduate Rural Agriculture 

Extension Officers who have acquired B .Sc. 
(Ag) degree before entering into service , their 
seniority on the post of Agriculture Graduate 
Rural Agriculture Extension Officer shall be 
fixed from the date of their appointment in 
the department. 


Group - ( B ),- Agriculture Graduate Rural Agriculture 

Extension Officers who have acquired B . Sc . 
(Ag ) degree during their service period as per 
rule , their seniority on the post of 
Agriculture Graduate Rural Agriculture 
Extension Officer shall be fixed from the date 
of their acquisition of degree or in non 
Agriculture Graduate Rural Agriculture 
Extension Officer Group ( B ) from their 
service period . 

Such Agriculture Graduate Rural 
Agriculture Extension Officer who have 
acquired B .Sc . (Ag ) degree during their 
service period as per rule , they shall be asked 
to give option either to remain in group ( A ) 
or in group ( B ) : 

Provided that there shall not be any 
change in the option once it was given . In 
case if the option is not received in 
prescribed time limit , their seniority shall be 

mentioned in group ( B ). " 
( 2 ) In the heading ( Three ) Statistics , for serial No. 2 and entries relating thereto , the 

following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : 


( 4 ) 
100 


(2 ) I ( 3 ) 1 
Assistant | 138 
Statistical 

Officer 


% 


(5 ) | (6 ) . 

( 7 ) 
100 % quota is fixed for direct recruitment 
due to non availability of Government 
employees in feeding cadre and being 
declared as dying cadre ." 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

AJAY GUPTA , Dy. Secy. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


